सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ , 1937 ( श०) 


संख्या 183 राँची, गुरुवार, 


18 फरवरी , 2016 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- 


अधिसूचना 

5 फरवरी, 2016 
संख्या- 7/ प्रोन्नति -20 8 / 2013 ( खण्ड) का०10 6 7 .. झारखंड सचिवालय सेवा के श्री 
पवन लाल दास, अ॰जा०, अवर सचिव ( पी . बी . . III, रू० 15 6 0 0 -3 9 10 0 / -, ग्रेड वेतन 
रू0 6 6 0 0 ), कल्याण विभाग , झारखंड , राँची को उप सचिव कोटि ( पी . बी . . III, रू० 
15 6 0 0- 39 10 0/ -, ग्रेड वेतन - रू० 76 00 ) में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक पर्यटन , 
कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ( कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 
के लिए), झारखंड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या:. 7/ प्रोन्नति -20 8/ 2 013 ( खण्ड) का० 10 6 8.. झारखंड सचिवालय सेवा के 
श्री नन्द कुमार ठाकुर , अवर सचिव ( पी . बी . - III, रू० 156 0 0-39100/ -, ग्रेड वेतन - रू० 
6600), कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड , राँची को उप सचिव 
कोटि ( पी . बी . - III, रू० 15 6 0 0- 3 9 10 0 / -, ग्रेड वेतन - रू० 7600 ) में स्थानापन्न रूप 
से प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 18 फरवरी , 2016 
लिए) , झारखंड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या: . 7/ प्रोन्नति-20 8 / 2 0 13 ( खण्ड) का० 10 69 .. झारखंड सचिवालय सेवा के 
श्री विजय कुमार , अजा०, अवर सचिव ( पी . बी . - III, रू० 15 6 0 0 -3 9 10 0/ -, ग्रेड वेतन - 
रू० 6 6 0 0 ), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखंड, राँची को उप सचिव कोटि ( पी . बी . . 
III, रू0 156 0 0 -3 9 100 / -, ग्रेड वेतन - रू० 7600 ) में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक 
कल्याण विभाग, झारखंड , राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-7 / प्रोन्नति. 20 8/ 20 13 ( खण्ड) का०10 7 0 . झारखंड सचिवालय सेवा के 
श्रीमती ग्रेटुंड कुजूर , अज॰जा॰ , अवर सचिव ( पी . बी . - III, रू0 156 00 -3 9 10 0/ -, ग्रेड 
वेतन - रू० 6 6 0 0 ), गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( पूर्ववर्ती गृह विभाग), झारखंड, 
राँची को उप सचिव कोटि ( पी . बी . - III , रू० 156 0 0 - 39 10 0/ -, ग्रेड वेतन - रू० 7600 ) में 
प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक वाणिज्यकर विभाग, झारखंड, राँची में उप सचिव के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

योगेन्द्र दूबे , 
सरकार के उप सचिव | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 18 3 – 50 । 


8 


